निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 पौष 1934 ( श0 ) 
( सं0 पटना 692 ) पटना , वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - 


- 


अधिसूचना 


19 दिसम्बर 2012 


सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 26/ 2012 / 10060 — प्राधिकार के ज्ञाप संख्या 10047 दिनांक 18.12. 2012 द्वारा बिहार राज्य 


सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न 


प्रपत्र - 1 में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ग से सामान्य कोटि से निदेशक के 7 पद अनारक्षित दिखलाये गये हैं । 


2. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की उपविधियाँ के नियम - 45 के आलोक में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 


वर्ग से निदेशक के 13 पदों में से कम- से - कम 3 पद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत Fit and Proper Criteria के 


तहत प्रोफेशनल व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे। 


3. उपर्युक्त आलोक में प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 10047 दिनांक 18. 12. 2012 के साथ संलग्न प्रपत्र - 1 में 


प्रदर्शित सामान्य कोटि के 7 पद ( अनारक्षित ) के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायेगा 


" सामान्य कोटि - 7 पद ( अनारक्षित ) , जिसमें से कम - से - कम 3 पद प्रोफेशनल कोटि के डेलीगेट से भरे 


जायेंगे। " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 दिसम्बर 2012 


4. अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सिटी - सह -निर्वाचन पदाधिकारी इस सूचना का प्रकाशन आज ही कर देना सुनिश्चित 


करेंगे । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 692 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 


Website : http ://egazette .bih .nic .in 


